सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 863 राँची, बुधवार 


5 सितम्बर, 2018 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
27 जुलाई , 2018 


संख्या -3/प्रो०-02- 26 / 2014 का . 5657 -- श्री रामचन्द्र पासवान , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
497/ 03 , गृह जिला- मुंगेर ), उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , 
झारखण्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना सं०- 5647 दिनांक 27 जुलाई, 2018 के द्वारा संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान -PB-IV 37400-67000- ग्रेड -पे 8700/ पुनरीक्षित 
वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 
31 जुलाई, 2018 तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 863 - - 50 


